निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 भाद्र 1932 ( श ) 
( संo पटना 623 ) पटना , वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2010 


सं0 2 / सी0 - 3 - 3047 / 1996 - सा0प्र0 - 7628 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


5 अगस्त 2010 
श्री शशि भूषण सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 692 / 08 तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, 
महिषी के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 487 , दिनांक 13 दिसम्बर 2000 द्वारा रोकड़ पंजी का 
संधारण नहीं करने / स्थानान्तरण के वाबजूद भूतलक्षी प्रभाव से आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति 
करने / सरकार के नियमों, विभागीय अनुदेशों एवं अपने उच्च पदाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने एवं 
वित्तीय गबन जैसे प्रतिवेदित आरोपों के कारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखंड, राँची 
द्वारा श्री सिंह को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया । 

राज्य विभाजन में श्री सिंह का अंतिम आवंटन , बिहार, राज्य होने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या 
4722, दिनांक 11 जुलाई 2003 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया । 

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान संचालन पदाधिकारी 
से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह को विभागीय 
संकल्प संख्या 2265, दिनांक 23 मार्च 2009 द्वारा अनिवार्य सेवा - निवृति का दण्ड संसूचित किया गया । 

श्री सिंह द्वारा उपर्युक्त दण्ड के विरुद्ध पुनर्विलोकन अर्जी विभाग में समर्पित किया गया । श्री सिंह द्वारा 
अर्जी में उन्हीं तथ्यों को उल्लेखित किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचालन 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अगस्त 2010 


पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बयान में था । श्री सिंह द्वारा न तो कोई नया तथ्य, न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया 
गया है जिसके आधार पर उनके दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके । 

श्री सिंह को माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से दण्ड की स्वीकृति दी गई थी फलस्वरूप बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 , 32 (4) के आलोक में इनके पुनर्विलोकन अर्जी को 
मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया । मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17 जुलाई 2010 की बैठक में इसे अस्वीकृत कर 
दिया गया । अतएव मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत 
किया जाता है । 


आदेश: — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 


जाय तथा इसकी एक प्रति सम्बंधित पदाधिकारी श्री शशि भूषण सिंह (बि0प्र0से0 ) एवं अन्य को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिन्हा , 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 623- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


